



गिनो मगर समूह में 


देखो और संख्या का अंदाजा लगाओ। 





कया तुम अंदाज़ा 
लगा सकते हो यहाँ कितने जोड़ी जूते हैं - 
कितने कप हैं? कया तुम अंदाजा 
लगा सकते हो? 


3 और 3 

6 कप हुए। 4 कप 
नीचे हैं, तो कुल ।0 
कप होने चाहिए। 







यहाँ तीन लाइनें हैं 

और हर लाइन में 

तीन जोड़ी जूते हैं। 
इसलिए यहाँ 

9 जोड़ी जूते हैं। 





20I9-20 














# देखो, किस तरह अलग-अलग चीज़ें समूह में रखी हैं। बिना हर चीज़ को 
गिने इनकी संख्या का अंदाजा लगाओ। 





कान की बालियों की जोड़ियाँ 





यहाँ तीन समूहों में चम्मच रखे-गए हैं। 


) Jp \ 4 # हर समूह में कितने चम्मच हैं? 
१4 }\\ ७ / \N # अंदाज़ा लगाओ चम्मचों को कुल 
/ iN संख्या कितनी होगी? ____ 


अपने चारों ओर को वस्तुओं को संख्या का अंदाजा लगाने के लिए बच्चों को प्रेरित करें। गतिविधि का उद्देश्य बच्चों को 
समूह में रखी वस्तुओं को देखकर उनको गिनने के तरीकों से परिचित कराना है। 


< 





209-20 





कम या ज्यादा , लगाओ अंदाजा 


सही उत्तर में गोला लगाओ - 
औ# तुम्हारे मुँह में दाँतों की संख्या < 40 से अधिक 
हा 40 से कम 
# एक संतरे में बीजों को संख्या 50 से अधिक 
50 से कर्म 





ज तीलियों थे 30 से अधिक 
# माचिस की डिबिया में तीलियों-कौसंख्या इ 20 प को 












में पेसिलों की सं से अधिक 
# तुम्हारी कक्षा में पेंसिलों को संख्या | 43 
3 4६ ३ 45 से कम 
~ + Se 


र 


द 20 से अधिक 
20 से कम 








20I9-20 








कूदते रहो - गिरना मना है 








ॐ तुम बिना गिरे अपने दाएँ पैर से लगातार कितनी बार र 6 


कूद सकते हो 


# तुम बिना गिरे अपने बाएँ पैर से लगातार कितनी बार रा ; 
कूद सकते हो 


बिंदु जोड़ो 






जोजो भूखा है। 2 से 52 तक के बिंदुओं को क्रम में जोड़ो-और पेता करो कि 
इन बिंदुओं में उसके खाने के लिए क्या.छिंपा है। 





29 30 
न जे 
xT A 
र 2७° 5 
\ a 5 ४० ५ 
१” 35 
x) 30, 5 
७ ® 3 
37 ह 
al 4 
कः - 
\ 
, ६९ ER ने 
5 १७ 39 
i , Ii 
0 3 0 
49° ° * $0 9 
* 47 8 ° 
46 « ° 
45 * 
, र I4 
44 5 
° I5 





209-20 








शरारती भूरू 


भूरू ने इस पुस्तक के कुछ पन्नों को फाड़ दिया है। 







उलझ न जाए पूँछ 

चिपकू चूहे की खूब लंबी पूँछ है। 

जब वह सो रहा था तब शरारती)बिल्ली ने उसको पूँछ को खंबों से बाँधने 
को सोची। 


उसने सबसे बड़ी संख्या वाले खंबे से शुरू किया। एक-एक कर वह छोटी 
संख्या वाले खंबों से पूछ को बॉधती चली गई। 


पूँछ बाँधने में उसकी मदद करो।'लेकिन ध्यान रखना कि कहीं भी पूँछ का कोई 
हिस्सा दूसरे हिस्से को न तो छुए न पार करे 


| 
(24) ह + 
॒ 


I] 


२ 
- के 
Ye अ 
, hos . » हु + = 
€ Ce 


“~ 





20I9-20 








खूब बड़ी गाजर 








ph | 
४ #१ ig 





0 NNN 


एक बुढिया ने बोया दाना i है / )/7 
गाजर का था पौध लगाना हाय हाय कर बूढ़ा हॉफत 


गाजर हाथोंहाथ बढ़ी बची न बूढ़े में कुछ ताकत 

खूब बढ़ी भई खूब बढ़ी नहीं बना भई नहीं बना 
काम हमारा नहीं/+बना 

बूढ़े ने बुढिया से बोला और बुलाओं'एक जना 

में लेकर जाता हूँ झोला आया 

बहुत समय बीता है हाय! ङ बुढ्या\को ले आया 

गाजर के हलवे को खाए दोनों\ने मिल जोर लगाया 

मे हिलध्न पाई जरा भी गाजर 

बुढ़िया बोली बाग म॑ जाओ हाथों“में था दर्द समाया 

उगी हुई गाजर ले आओ हि हि 

बूढा जल्दी बाग में आया नहीं बना भई ह बना 

गाजर पकड़ी ज़ोर लगाया काम हमारा नहीं बना 
और बुलाओ एक जना 





पुः i A की ५ ह ७ आफ उः Pen es a यः न र HT | ह 
ख्ड्डः कुक के ही f ६8 रु xs ds > Fo #$' हे पटना 2 के प- त त 3३ ona 
267 हे १४४ ty 0 $ | ; ह 

Yi 


१ है $d “9९ a, Nh 
ty p Pa SR) “78 339: 
५ ° TN _ 
ARs: /८ | 
Ni a | \ 5. a 
3, rd 
ही 4 
sn es 





20I9-20 





बुढिया ने पोती को बुलाया पूसी की सुन चूँचूँ आया 


तीनों ने मिल ज्ञोर लगाया सबने मिलकर जोर लगाया 

फिर भी हिल न पाईं गाजर ताकत ने सबको काम किया 

दुःख से सबने मुह लटकाया गाजर को जड़ से पाड़ दिया 
नहीं बना भई नहीं बना बन गया भई बन गया 
काम हमारा नहीं बना काम हमारा बन गया 


और बुलाओ एक जना नहीं चाहिए कोई नया 
अब [हिए या 
ड़ eS CR TAM IER TEP nn 
१५. LE 48 #2; न rs ANTES ५ ]& ड "५ ८५८३८ es es आ = >= = FAH HN ` न 5 
स्क - nas द EE FO. ज) र Pm a $ ऽः HS Co ४ 
भशर प सेः से h कक. T | तर Age" कै A =f = 


ख न 





पोती का शेरू भी आया लेकर-गाजर गए रसोई 

चारों ने मिल जोर लगाया सबनेचमिलकर गाजर धोई 

किस्मत थी उनको न अच्छी काट-छारकर उसे पकाया 

गाजर कोई पाड न पाया गाजर का हलवा बनवाया 
नहीं बना भई नहीं बना उडी हर तरफ़ खुशबू उसको 
काम हमारा नहीं बना मन जिससे सबका ललचाया 
और बुलाओ एक जना - ककक्षष्ण 


शेरू पूसी को ले*आया 
फिर पाँचों ने जोर लगाया 






कुछ-कुछ.हिलने लगी वो गाजर. | 2 बूढ़ा, बुढ़िया 

फिर भी थी कुछ कसर बकाया 7, ~ पसी रा 
i // पूसी, चूचू 

नहीं बना भई नहीं बना | | न जागो 


काम हमारा नहीं बना | 
और बुलाओ एक जना || i || | 'y ड, 


ET HS 


ME 





209-20 





चित्र देखो और लिखो - 
# कितने लोग गाजर उखाड रहे हैं? 
# सबसे पहले गाजर खींचने वाला कौन था? 

# बिल्ली इस लाइन में स्थान पर है। 





F . a . #नचौथे स्थान पर गाजर उखाड्ने वाला 

कोन था? 

# बिल्ली के आने से पहले कितने लोग 
गाजर उखाड़ रहे थे? 

ॐ इस लाइन में जो तीसरे नम्बर पर है 
उसके सिर पर टोपी लगाओ। 

# इस लाइन में छठे वाले की मूँछ 
बनाओ। 


क्रमसूचक संख्याओं का प्रयोग करते हुए शिक्षक अभ्यास के लिए गतिविधियाँ बना सकते हैं। उदाहरण के लिए छह 
छात्रों को एक पंक्ति में खड़ा करें। उन्हें एक नियत स्थान यथा प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि किसी संदर्भ में दें। उन्हें कुछ 
मजेदार कार्य करने को दें जैसे - तीसरा बच्चा अपने सहयोगी को गुदगुदी करे, दूसरा बच्चा अपनी नाक पकड़े आदि। 


९ 





209-20 














सीमा का सेंकड़ा 
सीमा ने अलग-अलग तरह की बिंदियों से एक डिज़ाइन बनाया हे। 





# अलग-अलग समूहों को ध्यान से देखो और बिंदियों की कुल संख्या का 
अंदाजा लगाओ। 


# कुछ और समूहों के चित्र बनाओ ताकि ।00 बिंदियाँ पूरी हो जाएँ। तुम्हें 
कितनी और बिंदियाँ बनानी पड़ीं? 





20I9-20 





